: 


HILOn 


AURU 


. 


HE 

SHORT 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 
20 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 1141 राँची , गुरुवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
27 नवम्बर , 2018 


संख्या -1/ पी० - 101/ 2010 का .- 8635 --दिनांक 29- 30 नवम्बर , 2018 को आयोजित 
होने वाले " Global Agriculture and Food Summit - Jharkhand 2018 " के सफल आयोजन 
हेतु भा .प्र. से . के निम्नलिखित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से 30 नवम्बर , 2018 तक 
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत प्रतिनियुक्त करते हुए 
निम्नवत कार्य/ दायित्व सौंपा जाता है - 
1. श्री संदीप सिंह , भा .प्र. से., उपायुक्त, साहेबगंज - कार्य/ दायित्व - VVIP एवं VIP 
Lounge की समुचित व्यवस्था । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 20 दिसम्बर 2018 


2. श्रीमती राजेश्वरी बी , भा .प्र. से., उपायुक्त, रामगढ़ - कार्य/दायित्व - दुरस्थ जिलों 
से आने वाले किसानों के आवासन एवं भोजन की व्यवस्था । 
3. श्री मुकेश कुमार , भा .प्र. से., उपायुक्त , दुमका - कार्य/ दायित्व - सचिव, 
वाणिज्यकर विभाग- सह- अध्यक्ष, परिवहन कमिटि को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान 


करेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1141 -- 50 


